. 


.. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 

22 कार्तिक 1936 ( श०) 
राँची , गुरुवार 

13 नवम्बर , 2014 (ई०) 


संख्या 601 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


अधिसूचना 

10 नवम्बर , 2014 
संख्याः5 / पद0 - 05- 02 / 2013 का .- 10790-- कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग , 
झारखण्ड, रांची के नियंत्रणाधीन झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के मो0 जफर इकबाल अंसारी, 
आप्त सचिव, खनन एवं भूतत्व विभाग को स्थानान्तरित करते हुए कार्यहित में अगले आदेश तक 
निबंधन विभाग में आप्त सचिव के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्याः5 /पद0-05- 02 / 2013 का .- 10791 -- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग , 


झारखण्ड , रांची के नियंत्रणाधीन झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्री राकेश कुमार , आप्त सचिव, 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार , 13 नवम्बर, 2014 
निबंधन विभाग को स्थानान्तरित करते हुए कार्यहित में अगले आदेश तक खान एवं भूतत्व विभाग में 


आप्त सचिव के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


दिलीप तिर्की, 


सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 601 -50 | 


